रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D . L . 33004/99 


सत्यमेव जयते . 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY . 

भाग III - खण्ड 4 
PART II— Section 4 
. प्राधिकार से प्रकाशित 

PUBLISHED BY AUTHORITY 
सं . 180] 

नई दिल्ली , बुधवार , सितम्बर 23 , 2009 / आश्विन 1 , 1931 
No. 180 ] 

___ NEW DELHI, WEDNESDAY , SEPTEMBER 23, 2009/ ASVINA 1, 1931 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड 

NATIONAL DAIRY DEVELOPMENT BOARD 
अधिसूचना 

NOTIFICATION 
नई दिल्ली, 23 सितम्बर , 2009 

New Delhi, the 23rd September, 2009 
. 

The National Dairy Development Board 
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ( निधि , लेखे एवं बजट का 

(Administration of Fund , Accounts and 
संचालन ) ( संशोधन ) विनियमन , 2009 . 

Budget) (Amendment) Regulations, 2009 
सं . दिल्ली : राडेविबोर्ड - 02 / 09. - राष्ट्रीय डेरी विकास No. DEL : NDDB -02 /09 .-- In exercise of the powers 
बोर्ड अधिनियम, 1987 ( 1987 का 37 ) की धारा 48 द्वारा प्रदत्त । 

conferred under Section 48 of the National Dairy 

DevelopmentBoard Act, 1987 (37 of 1987 ) and ofall other 
शक्तियों तथा इसके पक्ष में अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , 

powers enabling them in that behalf, the Board of Directors 
निदेशक मंडल एतद्द्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं , अर्थात् : 

hereby make the following amendment, namely : 
1. संक्षिप्त शीर्षक एवं आरंभ : 

1. Short title and commencement : . 
( 1 ) इन विनियमनों को राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ( निधि , (1) These regulations may be called the National 
लेखे एवं बजट का संचालन ) ( संशोधन ) विनियमन , 

Dairy Development Board ( Administration of 

Fund , Accounts and Budget) (Amendment) 
2009 कहा जाएगा । 

Regulations, 2009. .. 
(2 ) जब तक कि इन विनियमनों में अन्यथा न कहा जाए , 

(2) Save as otherwise provided in these regulations, 
ये प्रावधान 1 अप्रैल, 2008 से लागू होंगे । 

the provisions shall come into force with effect 
2. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ( निधि , लेखे एवं बजट का 

from1 April, 2008 . 
संचालन ) विनियमन , 1988 में संशोधन : .. 

2. Amendment to the National Dairy Development 

Board (Administration of Fund , Accounts and Budget ) 
विनियमन 11 में निम्नलिखित परंतुक को जोड़ा जाए : 

Regulations, 1988 : 
" बशर्ते कि दुग्ध अधिप्राप्ति उपकरणों के लिए परिसम्पत्तियों 

In Regulation 11, the Following proviso may be added : 
के क्रय तथा उन्हें सहकारिताओं, सबसीडियरी कम्पनियों, नई 

“ Provided that in the case of purchase of assets for 
पीढ़ी सहकारिताओं ( उत्पादक कम्पनियों ) को लीज़ पर देने milk procurement equipment and leasing them to 
के मामले में , अनुमोदित दिशा -निर्देशों के अनुसार, बोर्ड किसी 

cooperatives, subsidiary companies , new generation 

cooperatives ( producer companies ) as per the 
भी वित्त वर्ष में 100 करोड़ रुपये के मूल्य तक की ऐसी 

approved guidelines, the Board shall be competent to . 
परिसम्पत्तियों के सृजन के लिए पूँजीगत व्यय की संस्तुति के 

sanction capital expenditure for creation of such assets 
लिए सक्षम होगा । " 

upto a value of Rs. 100 crores in any financial year," 
दीपक टिक्कू , प्रबंध निदेशक 

DEEPAK TIKKU , Managing Director 
[ विज्ञापन III/4/132 /09 / असा.] 

[ ADVTIII /4//132/09- Exty.] 
3482 GI/ 2009 

. Printed by the Manager , Government of India Press , Ring Road, Mayapuri , New Delhi - 110064 

and Published by . the Controller of Publications, Delhi-110054. 


